निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 918 ) पटना , सोमवार , 5 अगस्त 2019 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

____ 22 जुलाई 2019 
सं० वि०स०वि० - 11 / 2019 - 2232 / वि०स० ] "बिहार विनियोग ( संख्या - 2 ) विधेयक , 2019 ", जो बिहार 
विधान सभा में दिनांक 22 जुलाई, 2019 को पुरःस्थापित हुआ था , बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
नियमावली के नियम - 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 

आदेश से , 
बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 

सचिव । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अगस्त 2019 


[वि०स०वि० 10 / 2019 ] 

बिहार विनियोग (संख्या- 2 ) विधेयक, 2019 
बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 
सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । 

भारत -गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित होः 

1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ । 

( 1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या- 2 ) अधिनियम , 2019 कहा जा सकेगा । 
( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3 ) यह 01 अप्रील 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा। 

2 . 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 
कुल 201071, 02, 28, 000 ( दो लाख एक हजार इकहत्तर करोड़ दो लाख अट्ठाईस हजार ) रूपये की 
निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ - 2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में , 
31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति 
के लिए अनुसूची के स्तम्भ - 6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल मिलाकर बिहार 
विनियोग ( लेखानुदान ) अधिनियम , 2019 (बिहार अधिनियम 4, 2019 ) की अनुसूची के स्तम्भ - 6 में 
उल्लिखित राशियों सहित कुल 201071,02, 28, 000 ( दो लाख एक हजार इकहत्तर करोड़ दो लाख 
अट्ठाईस हजार ) रूपये तक होंगी, शोधित की जा सकेंगी और प्रयोग में लायी जा सकेंगी। 

3 . विनियोग -। - इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से 
शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है , उन्हें 31वीं मार्च 2020 को समाप्त होने वाले 
वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा । 

अनुसूची 

( धाराएं 2 और 3 देखें ) 
मांग / 

राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 
सेवा से संबंधित मांग या राजस्व 
विनियोग 
विनियोग 

पूंजी 

बिहार विधान मंडल राज्य की संचित 
संख्या 

द्वारा दिए गए अनुदान निधि पर भारित 


योग 


1 


4 


राजस्व 


29387732000 


29387732000 


| कृषि विभाग 


पूंजी 


___ 200000000 


200000000 


राजस्व 


9532510000 


9532510000 


पशु एवं मत्स्य संसाधन 
विभाग 


पूंजी 


20000 


20000 


राजस्व 


7929643000 


7929643000 


भवन निर्माण विभाग 


पूंजी 


45820979000 


45820979000 


राजस्व 


3654052000 


3654052000 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


पूंजी 


1264100000 


1264100000 


राजस्व 


298792000 


298792000 


05 


राज्यपाल सचिवालय 


पूजी 


राजस्व 


निर्वाचन विभाग 


5365133000 

0 


5365133000 

0 


___ पूंजी 


0 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अगस्त 2019 


अनुसूची 
( धाराएं 2 और 3 देखें ) 


राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 


राजस्व 


मांग / 
विनियोग 
संख्या 


सेवा से संबंधित मांग या 

विनियोग 


पूंजी 


बिहार विधान मंडल 
द्वारा दिए गए अनुदान | 


राज्य की संचित 
निधि पर भारित 


योग 


1 


3 


राजस्व 


447006000 


447006000 


07 


| निगरानी विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


1551873000 


1551873000 


08 


कला, संस्कृति एवं युवा 
विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


15144350000 


15144350000 


09 


सहकारिता विभाग 


पूंजी 


4832674000 


4832674000 


राजस्व 


43211885000 


43211885000 


10 


ऊर्जा विभाग 


पूंजी 


45731300000 


45731300000 


राजस्व 


15846507000 


15846507000 


11 


पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा 
वर्ग कल्याण विभाग 


पूंजी 


185000000 


185000000 


राजस्व 


2955277000 


8750300000 


11705577000 


वित्त विभाग 


पूंजी 


8794000000 


8794000000 


राजस्व 


107234782000 


107234782000 


13 


सूद भुगतान 


पूंजी 


राजस्व 


14 


ऋण अदायगियां 


पूंजी 


72359319000 


72359319000 


राजस्व 


184437112000 


138220000 


184575332000 


पेंशन 


पूंजी 


राजस्व 


119563076000 


119563076000 


16 


| पंचायती राज विभाग 


पूंजी 


2500000000 


2500000000 


राजस्व 


1618302000 


1618302000 


17 


वाणिज्य कर विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


13474884000 


13474884000 


18 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 
विभाग 


पूंजी 


503083000 


503083000 


राजस्व 


4187726000 


4187726000 


19 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग 


पूंजी 


830000000 


830000000 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 अगस्त 2019 


अनुसूची 
( धाराएं 2 और 3 देखें ) 


राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 


मांग / 
विनियोग 
संख्या 


सेवा से संबंधित मांग या 

विनियोग 


राजस्व 
पूंजी 


बिहार विधान मंडल 
द्वारा दिए गए अनुदान | 


राज्य की संचित 
निधि पर भारित 


योग 


1 


3 


राजस्व 


76930589000 


76930589000 


20 


स्वास्थ्य विभाग 


पूंजी 


19297000000 


19297000000 


राजस्व 


340272141000 


340272141000 


शिक्षा विभाग 


पूंजी 


7714803000 


7714803000 


राजस्व 


104660015000 


104660015000 


गृह विभाग 


पूंजी 


5025829000 


5025829000 


राजस्व 


7093025000 


7093025000 


23 


उद्योग विभाग 


पूंजी 


1120900000 


1120900000 


राजस्व 


2383186000 


2383186000 


सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


1539983000 


1539983000 


सूचना प्रावैधिकी विभाग 


पूंजी 


1150000000 


1150000000 


राजस्व 


7855134000 


7855134000 


श्रम संसाधन विभाग 


पूंजी 


120000000 


120000000 


राजस्व 


9902831000 


9902831000 


| विधि विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


1772835000 


1772835000 


उच्च न्यायालय 


पूंजी 


राजस्व 


518796000 


518796000 


खान एवं भूतत्व विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


1890962000 


1890962000 


30 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


पूंजी 


2700000000 


2700000000 


राजस्व 


20000000 


20000000 


31 


संसदीय कार्य विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


2074981000 


11634000 


2086615000 


विधान मंडल 


पूंजी 


० 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अगस्त 2019 


अनुसूची 
( धाराएं 2 और 3 देखें ) 


राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 


मांग / 
विनियोग 
संख्या 


सेवा से संबंधित मांग या 

विनियोग 


राजस्व 
पूंजी 


बिहार विधान मंडल 
द्वारा दिए गए अनुदान | 


राज्य की संचित 
निधि पर भारित 


योग 


3 


6 


राजस्व 


7207799000 


71308000 


7279107000 


33 


सामान्य प्रशासन विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


279111000 


279111000 


बिहार लोक सेवा आयोग 


पूंजी 


राजस्व 


8469590000 


8469590000 


योजना एवं विकास विभाग 


पूंजी 


16419900000 


16419900000 


राजस्व 


5598417000 


5598417000 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 
विभाग 


पूंजी 


31243400000 


31243400000 


राजस्व 


12109962000 


12109962000 


| ग्रामीण कार्य विभाग 


पूंजी 


97069700000 


97069700000 


राजस्व 


2374094000 


2374094000 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं 
निबंधन विभाग 


पूंजी 


राजस्व 


48847575000 


48847575000 


आपदा प्रबंधन विभाग 


पूंजी 


58000000 


58000000 


राजस्व 


8459318000 


8459318000 


40 


राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग 


पूंजी 


408702000 


408702000 


राजस्व 


14691428000 


14691428000 


41 


पथ निर्माण विभाग 


पूंजी 


55364200000 


55364200000 


राजस्व 


156390255000 


156390255000 


42 


ग्रामीण विकास विभाग 


पूंजी 


300100000 


300100000 


राजस्व 


2007198000 


2007198000 


43 


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 


पूंजी 


780000000 


780000000 


राजस्व 


15115399000 


15115399000 


44 


अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति कल्याण 
विभाग 


पूंजी 


40000000 


40000000 


राजस्व 


2175183000 


2175183000 


45 


गन्ना उद्योग विभाग 


| 


पूंजी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 अगस्त 2019 


अनुसूची 
( धाराएं 2 और 3 देखें ) 


राशि की अधिसीमा ( रूपये ) 


मांग / 
विनियोग 
संख्या 


सेवा से संबंधित मांग या 

विनियोग 


राजस्व 
पूंजी 


बिहार विधान मंडल 
द्वारा दिए गए अनुदान | 


राज्य की संचित 
निधि पर भारित 


योग 


1 


3 


6 


राजस्व 


480937000 


480937000 


46 


पर्यटन विभाग 


पूंजी 


2500000000 


2500000000 


राजस्व 


4434204000 


4434204000 


परिवहन विभाग 


पूंजी 


140000000 


140000000 


राजस्व 


51487899000 


51487899000 


नगर विकास एवं आवास 
विभाग 


पूंजी 


100000000 


100000000 


राजस्व 


11226415000 


11226415000 


49 


जल संसाधन विभाग 


पूंजी 


25296600000 


25296600000 


राजस्व 


4856746000 


4856746000 


50 


लघु जल संसाधन विभाग 


पूंजी 


2525200000 


2525200000 


राजस्व 


70068535000 


70068535000 


51 


समाज कल्याण विभाग 


पूंजी 


308772000 


308772000 


योग राजस्व 


1439449665000 


118556982000 


1558006647000 


योग पूंजी 


380344262000 


72359319000 


452703581000 


महायोग 


1819793927000 


190916301000 


2010710228000 


बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 

सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अगस्त 2019 


उद्देश्य एवं हेतु 
राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि 
के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । विधि में यह व्यवस्था है कि 

( क ) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और 

( ख ) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की 
संचित निधि में से विनियोजित की जायगी । । 

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से कुल 77338 , 52 , 96 , 000 
( सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ बावन लाख छियानवे हजार ) रूपये की राशि जिसका शोधन 

और विनियोग बिहार विनियोग ( लेखानुदान ) अधिनियम 2019 द्वारा प्राधिकृत किया गया था , की राशि 
सहित 201071, 02 , 28 , 000 ( दो लाख एक हजार इकहत्तर करोड़ दो लाख अट्ठाईस हजार ) रूपये की 
राशि का शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय , ताकि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष 
में शोधन के दौरान आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके । 

( सुशील कुमार मोदी ) 
भार - साधक, सदस्य । 


पटना 
दिनांक 23 - 07 - 2019 


बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 

सचिव , 
बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 918-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


